रजिस्ट्रो सं . हो . एल् . - 33001 / 98 


REGISTERED NO. DL -330018 


मायावत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


- - - - - - - - - - 


प्राधिकार से प्रकाश्चित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - --- - -- - - - - -- - : : - - - - - - . - . -. - - - - - - - -- - - - - - -- -- - - - -- -- -- - - - -- 
सं . 12] 

नई दिल्ली , शनिवार, अगस्त 1, 1998/ श्रावण 10 , 1920 
No . 12 } NEW DELHI , SATURDAY , AUGUST 1 , 1998/ SHRAVANA 10 , 1920 

- - - - - ---- - - -- - - - - - - -- - 

- - - - - - - - - - -- - - - - - : - - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमे कि यह अलग संकलन के रूप में 

ला जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 

माग IIण्ड 4 

PART II - - Section 4 
- -- - - ----- - - - - -- - - - -- : -- - - - - - - - - - - - -.- - - . - - -- - - - - . . . . - - - -- --- - - - - - - ----- - - - - - - - 

रता मंत्रालय बारा जारी किए गए सांभिक नियम मार बाव 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


- 


- - - - 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली , 9 जुलाई, 1998 
का०नि०मा० ५8. - केन्द्रीय सरकार , तटरक्षक अधि 
नियम, 1978 ( 1978 का 30 ) की धारा 123 को उपधारा 
( 1 ) और उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) तथा ( ग ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तटरक्षक ( ज्येष्ठता और 
प्रोन्ननि ) नियम , 1986 में मंशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् : - - 
___ 1. ( 1 ) इन नियमों का मोक्षप्त नाम नटरक्षक ( ज्येष्ठता 
और प्रोन्नति ) मंशोधन नियम , 1998 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होंगे । 

2 . तटरक्षक ( ज्येष्ठता और प्रोन्नति ) नियम , 1986 
( जिनको इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) 
के नियम 1 के उपनियम ( 2 ) में " 1986 " अंकों के स्थान 
पर “ 1987 " अंक प्रतिस्थापित रखे जाएंगे । 

3. उक्त नियमों के नियम - 4 के उपनियम ( 2 ) में , 
खंड ( iii ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : - - 

" ( 4 ) उन अधिकारियों की दशा में , जो नियम 10 

के उपनियम ( 5 ) में विहित प्रशिक्षण में अपने प्रविष्टि 
1941 GIR - 1 


बैच के साथ अहित होने में असफल रहते हैं और किसी 
पश्चात्वर्ती बैच के साथ अहित होते हैं , प्रोन्नति के 
प्रयोजन के लिए उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उम बैच 
के गुण क्रमानुसार अवधारित की जाएगी , जिस बैच में 
वे प्रततः अर्हता प्राप्त करते है " । 

4 . उक्त नियमों में , नियम 10 के उपनियम ( 2 ) 
के अधीन निम्नलिखित उपबंध अंगः म्यापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 

परन्तु यह कि उन अधिकारियों की दशा में नियम 10 
के उपनियम ( 5 ) में विहित प्रशिक्षण में अपने प्रविष्टि बंच 
के माथ अहित होने में असफल रहते है, प्रोन्नति के प्रयोजन 
के लिए उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता और सेवा उम बैच के 
गुण क्रमानुसार अवधारित की जाएगी जिस बैच में वे अंततः 
अर्हता प्राप्त करते है । " 

[ फाइल नं टी -प्रार/ 0832/ डी प्रो ( टी )/ 785/ 
डी ( एन- II )] 

के० जे० जय प्रकाश, डेस्क अधिकारी ( प्रशिक्षण ) 
पाद टिप्पण : - मल नियम , भारत के गजपत्र में का०नि० प्रा० 

6 ( ग्रा० ) तारीख 26 फरवरी , 1987 द्वारा 
प्रकाशित किए गए थे । 


( 59) 


THE GAZETIE OF INDIA : AUGUST } , 1998/ SHRAVANA 10 , 1920 


| PART II . SEC . 41 


- 


- 


- 


- - - - 


कहा गया है ) के नियम 7 के उपनियम 5 में , निम्नलिखित 
जोड़ा जाएगा : - - 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 9th July , 1998 
S . R. O . 98. -- In exercisc of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) and clauses ( h ) and (c ) of sub -section ( 2 ) of sec 
tion 123 of the Coast Guru Act , 1978 ( 30 of 1978 ), the 
Central Government hereby makes the following rules to 
amend the Coast Guard tSeniority and Promotion ) Rules, 1986 , 
namely :- — 

1. ( 1 ) These rules may be called the Coast Guard ( Senio 
rity and Promotion ) Anvendn .cnt Rules, 1998 . 


+ 


“ यदि फीडर श्रेणी में अपेक्षित संध्या में पात्र अभ्यर्थी 
विशेष निर्धारण के लिए उपलब्ध नहीं है या निर्धारण में उप 
युक्त नहीं पाए जाते हैं तो रिक्त पद ऐसे विभागीय कर्मचा 
रियों में में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा किन्तु 
याय संबंधी किसी सीमा के बिना भरे जाएंगे , जिन्होंने रक्षा 
अनमंधान और विकास संगठन में कम से कम 3 वर्ष नियमित 
मेवा की है और जिनके पाम अनुसूची 3 में विहित अर्हताएं 
है , जिसके न हो मकने पर शेप रिक्त पद पीधी भर्ती द्वारा 
भरे जाएंगे । " 

3. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम 4 के स्थान 
पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : - - 


(2 ) Thev shall come into force from the date of their nuh 
lication in the Oficial Gazette. 

2 . In the Coast Guard ( Sccniority and Promotion ) Rules , 
1986 thereinafter tty he refered as the said rules ) in sub 
rule (2 ) of rule 1. for the figures " 1986 " , the figures * 1987" 
shall be substituted . 


3 . In the saiti fulhe ill rule 4. sub -rule (2 ), after clausc 
(iii ), the following close shall be inserteel , namely 


" liv : In the case of ficers who fail to qualify the train 

ing prescribe in rule 10 ub -rulc ( 5 ) with their en 
trv batch . and qualify with any subsequent batch , 
their inter c cnicritv for the purpose of promotion 
shall be determined in the order of mp- it of the 
hatch with which they finally qualify ." 


" ( 4 ) इस नियम के उपनियम 1 में दिए गए पावना के माप 
दंड को पूरा करने के अधीन रहते हुए , प्रवर्ग 2 की 
श्रेणी 2 तकनीकी महायक " ख " में के व्यष्टियों का प्रवर्ग 
3 की श्रेणी 1 में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक प्रोन्नति के लिए 
निर्धारण किया जाएगा और प्रवर्ग 1 की श्रेणी 4 तकनीकी 
महायक में के व्यष्टियों का प्रवर्ग 2 की श्रेणी 3 नकनीकी 
सहायक " ग " में प्रोन्नति के लिए निर्धारण किया जाएगा । " 


4. In the mid rule , under sub - rule ( 1) of rulc 10 , the 
following proviso shall be inserteit, namely : - - 


4. उक्त नियमों के , नियम 10 के उपनियम 4 को हटाया 
जाएगा । 


**Provides that in the citle of the officers who fail to qua 

lify the training prescribed in rule 10 sub - rule (5 ) 
with their entry bitch . their inter -se - seniority and 
service for the purpose of promotion shall he de 
termined in the order of merit of the hatch with 
which they finally qualify. " 


IF. No. TR/ 0832 / 785 / DOIT ) / DIN-II ) ] 
K . J . JAYAPRAKASH . Desk Officer ( Try. ) 


Foot Note The princinal rules were published in the 
CGazette of India vide SP ) NO. 6 ( E ) datell the 261h February . 
1987 . 


5 . उक्त नियमों की अनुसूची 4 में , 

क . म्तम्भ 3 में क्रम मं० 6 के सामने “ या तकनीकी 
महायक ग " शब्दों और अक्षर को हटाया जाएगा । 
ख . स्तम्भ 4 में क्रम में न के सामने " 50 % * " 

अंकों के स्थान पर " 50 " , " अंक रखे जाएंगे । 
ग. पाद टिप्पण. को हटाया जाएंगी । 
[सं . डी ग्रार डी यो / 76237/ डी पार टी सी / एम आर प्रो ) 

एम डी पी ] 
एन . सी . एस . नेगी, अवर सचिव 


नई दिल्ली , 20 जुलाई , 1998 
का०नि०मा० 99 .- गष्ट्रपति , मंविधान के अनुच्छेद 
309 के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
रक्षा अनसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती 
नियम , 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं अर्थात् : - - 


7 


पाद टिप्पण : - मल भर्ती नियम , भारत के राजपत्र भाग 2, 

खंड 4, का०नि० प्रा० 177 तारीख 26 अगस्त , 
1995 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् 
का०नि० प्रा० 14.1 तारीख 20 सितम्बर , 1997 
द्वारा संशोधित किए गए । 


New Delhi , the 20th July, 1998 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान 
और विकास संगठन नकनीकी काडर भर्ती मंशोधन नियम 
1998 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रकृन होंगे । 


S . R . O . 99.-..-In exercise of the powers conferred by 
the proviso 10 article 309 of the Constitution , the President 
herehy makes the following ruies to amend the Defence 
Research and Development Organisation Technical Cadre 
Resc: rch and Development Oivanjsation , Technical and 
Recruitment Rules 1995 , namely ; 


• 2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर 
भर्ती नियम , 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त निधन 


[ TT II - 


61 


T7 T75119 : T . 1, 1998 / 1194 10 , 1920 


7 


- 


- - 


- - - - - - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


of category II ( Technical Assistant B ) shall be 
assessed for promotion to grade 1 of category III 
(Senior Technical Assistant) and individuals in grade 
4 of Category I ( Technical Assistant) shall be assess 
ed for promotion to grado 3 of Category II ( Techni 
cal Assistant C ). " 


4 . In the said 
deleled . 


rules , in rule 10 , 


sub - rile (4 ) shall be 


5 . in Schedule IV of the said rules, 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Defence Research 
and Development Organisation Technical Cadre Recruitment 
(Amendment ) Rules , 1998 , 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the official Gazette . 
2 . In rule 7 . in sub -rule ( 5 ) of the Defence Research and 
Development Organisation Technical Cadre Recruitment 
Rules, 1995 (hereinafter referred to as said rules) following 
shall be added , namely :- - 
" If required number of eligible candidates in the feeder 

grades pre either not available for special assessment 
or not found fit in the assessment, the vacancies 
shall lie filled through limited departmental com 
petitive examination from amonget departmental 
employees with a minimum of 3 years regular service 
in Dclence Research and Development Organisation 
and in possession of qualifications prescribed in 
Schedule ti but without any age limit , failing which 
the remaining vacancies shall he filled by direct 
recruitment." 


(a ) against Sl. No. 6 , in column ( 3 ), the letter and words 

or Technical Assistant CⓇ shall be deleted ; 


(h ) against Sl. No. 6 , in column (4 ), for the letter and 

figure " 50 per cent @ " , the letter and figure 
" 50 per cent" shall be substituted ; 


( c ) the foot note shall be deleted . 


[No . DRDO 176237 /DRTC /SRO /MPDI 

N . C . S . NEGI, Under $ ccy . 


3 . Tri the said zules , in rule 8 , for sub -rule ( + ), the follow 
ing shall be wuhstituted , namely : 


" Y ) Subject to fulfilling of eligibility criterion as given 

in sub -rule ( 1 ) of this rule , individuals in pade 2 


Foot Note. The principal Keciuitment Rules were published 

in the Gazette of India Part II. Section IV SRO . 177 
datel 26 Aug . 95 and subsequently amended vide 
SRO 141 dated 20 Sep . 97 . 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


-- - - - 

- - - 


- -- 


- - - - - - 
- - - - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Printed by the Manager Govt . of India Press, Ring Road , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1998 


